निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 आषाढ 1938 ( श० ) 
( संo पटना 600 ) पटना , सोमवार , 18 जुलाई 2016 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 

( भू - अर्जन निदेशालय ) 


__ अधिसूचना 

10 नवम्बर 2015 
सं0 14 / डी0एल0ए0 - एल0ए0एक्ट - नीति ( Authority) - 13 / 2014 - 1262 / रा० — भूमि - अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम - 2013 की धारा - 51 के अन्तर्गत माननीय पटना 
उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी सहमति तथा राज्य सरकार को बिहार राज्यपाल द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार, 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , बिहार सरकार अधिसूचित करती है कि बिहार राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
को अपने - अपने जिला अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा - 64 के अधीन किए गये निर्देश पर मामलों की सुनवाई हेतु 
भूमि - अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार की शक्तियाँ निहित की जाती है । 

2. यह अधिसूचना एतद् संबंधी पूर्व निर्गत अधिसूचना सं0 - 522 / रा०, दिनांक 13 .05 .2015 के पुनर्ग्रहण 
( Continuation) में जारी की जाती है । 

____ 3. यह आदेश उक्त अधिसूचना की समाप्ति की तिथि के बाद की तिथि अर्थात् दिनांक 10.11.2015 की तिथि 
से अगले 03 ( तीन ) माह के लिए प्रभावी होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

शशि भूषण तिवारी , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 600 - 571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic .in 


